निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 ज्येष्ठ 1932 ( श ) 
पटना, बुधवार , 16 जून 2010 


( सं० पटना 376 ) 


जल संसाधन विभाग 


- - - 


अधिसूचना 

31 मई 2010 
सं0 22 / नि०सि० (वीर0 ) - 7 - 10 / 2009 / 840 — श्री विरेन्द्र नारायण ठाकुर, अधीक्षण अभियंता, नहर अंचल , 
सहरसा पूर्वी कोशी मुख्य नहर पर पुनर्स्थापन कार्य कराने के क्रम में अपने अधीनस्थ पदाधिकारी पर आपके द्वारा 
पर्याप्त नियंत्रण नहीं रखने और न उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में आपसे विभागीय पत्रांक 1184 , दिनांक 
2 नवम्बर 2009 के द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया । 

उक्त स्पष्टीकरण के आलोक में आपके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के जवाब की समीक्षा विभाग एवं सरकार 
के स्तर पर की गयी । समीक्षोपरान्त आपको विभाग द्वारा दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया । 
उक्त निर्णय को संसुचित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

कृष्ण कुमार प्रसाद, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 376- 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


